रजिस्ट्री.सं. जी . ( जी.)-72 


REGISTERED No D 


( D ) - - 72 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - 1 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 174] नई दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 5, 1981/ भाद्र 14, 1903 
No . 174 ) NEW DELHI, SATURDAY, SEPT, 5, 1981/BHADP A 14, 1903 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलाम में 

रकामा सके 
Separate paging, los glven to thla Part in order that it may be flod a separate 

compllation 
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -11- -- - - - --- - - - - - 


- वाणिज्य मंत्रालय 

( आयात ग्यापार नियंत्रण ) 
सार्वजनिक सूचना संख्या- 45 आईटीपी ( पीएन )/ 81 

नई दिल्ली , 5 सितम्बर , 1981 
विषय , भारत - नेपाल व्यापार 
मिसिल संख्या - आईपीसी / 54 -76- 80 - 81 . - भारत - नेपाल व्यापार से सम्बन्धित 
सार्वजनिक सूचना सं . -51आईटीसी (पीएन ) / 80 , दिनांक 29 दिसम्बर , 1980 

द्वारा यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं . 74 - ईटीसी 
( पीएन ) / 78 , दिनांक 18 नवम्बर , 1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया 
जाता है । 
690 GI /81 

( 729 ) 


730 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I– Sbc. 1 ) 


2 . उपक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कत्था ( कटेच ) अन्य मदों में से एकहाती 
मद है जो मेपाल से भारत में आयात करने के लिए अनमया है । इस मद के संबंध 
में यह निश्चय किया गया है कि सम्बन्धित आयातक संविदा करने की तिथि से 
15 दिनों के यीतर आपनी संविदाओं को भारतीय राज्य व्यापार निगम लि . , 
नई दिल्ली के पास पंजीकृत कराए । आयातिक संविदा की , दो प्रतियां भारतीय 
राज्य व्यापार निगम को भेजेगा जिसमें से एक प्रति पर भरतीय राज्य व्यापार 
निगम द्वारा विधिवत स्टाम्प लगाई जाएंगी और साम्बदध आयातक को वापस 
कर दी जाएगी । भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा इस प्रकार से 
स्टाम्प लगे हुए संविदा के प्रस्तुत करने पर ही सीमा शुल्क प्राधिकारी माल की 
निकामी की अनुमति देंगे । 

मणि नारायणस्वामी , मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE 

(Import Trade Control) 
PUBLIC NOTICE No. 45|ITCPN)| 81 
New Delhi , the 5th September , 1981 


Subject : Indo -Nopal Trado 
Fle No. IPC/54/76180- 81. - Attention is invited to Department of Commerce 
Public Notice No. 74 - ETCCPNDI78 dated the 18th November , 1978 as amended 
by Public Notice No. 51-ITOPN ) /80 dated the 29th December, 1980 , regarding 
Indo -Nopal Trade. 

2 . Katha (Catechu ) is one of the items permitted for import from Nepal 
into India under the aforesaid provisions. In respect of this item it has been 
decided that importers concerned should register their contracts with the Stato 
Trading Corporation of India Ltd . New Delhi, within 15 days of the date of 
contract. The importer shall send two copies of the contract to the STC , one 
of which will be duly stamped by the STC and returned to the importer con 
cerned . Customs authorities will allow clearance of goods only on produc 
tion of contract thug stamped by the STC . 


MANI NARAYANSWAMT, Chief Controller of Imports & Export 


PRINTED BY THB MANAGER , GOVT , OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 1100 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI -110054 . 


